रजिस्ट्री सं. डी. एल.-- 33002 /99 


भारत सरकार 


REGD. No . D. L. 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपान 


साप नियन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 170] 
No. 170 ] 


दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 30 , 2013 / कार्तिक 8 , 1935 

[ रा . रा. रा . क्षे. दि . सं . 162 
DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013/KARTIKA 8, 1935 [N .C .T.D . No. 162 


- 


- - 


- 


- 


%3 


- 


- 


भाग - IV 
PART - IV 


- 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


A 


ma 


गृह पुलिस (1) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2013 
सं0 फा0 1 / 47 / 92 / गृह पुलिस - 1 / स्थापना / 3690 से 3697. - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के 
खण्ड ( ध) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20.3. 1974 की अधिसूचना सं. यू--11011 / 2 / 74-- यूटीएस(i) के साथ पठित 
दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 (1978 का 34 ) की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल निदेश देते है और घोषणा करते हैं कि निम्न अनुसूची में इसके बाद वर्जित क्षेत्र थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली, 
पुलिस जिला नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार से निकाले जाएंगे और 14 नवम्बर , 2013 से लेकर मेले के समापन होने तक एक अलग " थाना 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2013, प्रगति मैदान, नई दिल्ली " के क्षेत्राधिकार का भाग होंगे । 


4591 DG/ 2013 


- - 


- -- 


_ 


.. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


अनुसूची 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2013, प्रगति मैदान थाने के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र होंगे :--- 
उत्तर 

: मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान । 


उत्तर व पूर्व 


भैरों रोड पर रेलवे पुल तक तिलक ब्रिज रेलवे कालोनी और प्रदर्शनी मैदान को अलग 
करने वाली बाउंड्री वाल । 


दक्षिण 


रिंग रोड / भैरों रोड जंक्शन ( रहित) से मथुरा रोड / भैरों रोड जंक्शन ( सहित ) भैरों रोड 
पर पुराने किले के पीछे पार्किंग क्षेत्र सहित । 


पश्चिम 


मथुरा रोड / भैरों रोड जंक्शन ( सहित ) डब्ल्यू पॉइंट ( रहित) तक और मथुरा रोड की 
दोनों दिशाओं पर इसके पैदल पथ । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर , 


जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 


HOME POLICE (I )/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 30th October , 2013 
F . No. 1/47/92 /HP - 1/Estt./3690 to 3697. - - In exercise of the powers conferred under section 10 of the Delhi 
Police Act, 1978 (34 of 1978 ) read with clause (s ) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ) 
and the Government of India ,Ministry of Home Affairs Notification No.U - 11011/2 /74 -UTL (i) dated 20 .3 .1974 , the 
LieutenantGovernor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare that the areas here- in 
after described in the Schedule below , shall be excluded from the jurisdiction of Police Station Tilak Marg, New 
Delhi, Police District New Delhi, and shall constitute the territorial jurisdiction of a separate Police Station called 
" Police Station India International Trade Fair , 2013 , Pragati Maidan , New Delhi" with effect from the 14h 
November , 2013 till the conclusion of the Fair: 

SCHEDULE 


The territorial jurisdiction of Police Station India International Trade Fair, 2013 , Pragati Maidan , New Delhi 
shall consist of the areas bounded as follows: 


North 


North and East 


Metro Station Pragati Maidan . 
Boundary wall separating the Tilak Bridge Railway Colony and Exhibition 
Grounds up to Railway Bridge on Bhairon Road . 
From Ring Road/ Bhairon Road Junction (exclusive) to Mathura Road/ Bhairon 
Road Junction ( inclusive ) including parking area behind Purana Quilla on 
Bhairon Road. 


South 


West 


From Mathura Road / Bhairon Road Junction (inclusive) up to “ W ” Point 
(exclusive ) and its foot paths on both sides ofMathura Road. 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 


G. P. SINGH, Addl. Secy. ( Home ) 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


Miame 


भूमि एवं भवन विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 30 अक्तूबर , 2013 
. सं. एफ . 8( 5 ) / 06 /पार्ट फाइल / भू.व. भ. / भू. अ./ 12521. — जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता 
है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा गांधी को - एड सीनियर सैकेण्डरी स्कूल , ब्रहमपुरी, दिल्ली -53 
के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत : इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त 
प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है , 
जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ . 8( 5 )/ 06/ पार्ट फाइल / भू. व. भ./ 
भू. अ./ 13063 दिनांक 5 -11 - 2012 के द्वारा की जा चुकी है । और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली 
के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( उत्तर - पूर्व ) दिल्ली को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा 
निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( उत्तर - पूर्व), डी. सी . ऑफिस कम्प्लैक्स , नन्द 
नगरी, दिल्ली के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


- 


- 


- 


। गांव का नाम 


क्षेत्र ( वर्ग मीटर ) 


खसरा नं . 


कुल क्षेत्र 
( बीघा - बिस्वा ) 


( बीघा - बिस्वा ) 


3 - 12 


3034. 8 


0 --19 


घोंडा चौहान 

बांगर 


1 आदि /118 
1 आदि/ 120 


2 -13 


कुल 


3 - 12 


LAND AND BUILDING DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 30th October, 2013 


No. F . 8 (5 )/06 / Pt. file /L & B /LA / 12521.--- Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to 
be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for " Acquisition of land of Gandhi Co-Ed . 
Sr. Secondary School, Brahampuri , Delhi- 53 ". It is , hereby, notified that the land in the locality described in the 
specification below is likely to be acquired for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the 
land notified u/s 4 of L. A. Act , 1894 vide Notification No . F. 8 ( 5 )/06/ Pt.file/ L & B/ LA/13063 dated 5- 11- 2012 to all 
whom it may concern . Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (North East ), 
Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 


A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North East ), D .C .Office 
Complex, Nand Nagari , Delhi- 93 . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


SPECIFICATION 


Village 


Khasra No . 


Total Area 
( Bigha- Biswa) 

3 - 12 


Area 
(Sq .Mtr.) 
3034. 8 . 


Ghonda 
Chauhan 
Bangar 


1 Etc ./ 118 
1 Etc . 120 


Area 
( Bigha- Biswa ) 

0 -19 
2 - 13 


Total 


3 - 12 


. सं. एफ . 8( 5 )/ 06 / पार्ट फाइल / भू. व. भ./ भू. अ./ 12522. - भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 17 की 
उप - धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( उत्तर - पूर्व), नई 
दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा (1 ) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 
15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ . 8(5 )/06/ पार्ट फाइल / भू. 
व. भ./ भू. अ./13063 दिनांक 5 -11 - 2012 धारा 4 एवं सं. एफ . 8( 5 )/06/ पार्ट फाइल/ भू. व. भ./ भू. अ./12521 दिनांक 
30 -10- 2013 धारा 6 में दिया हुआ है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

___ के आदेश तथा नाम पर , 


उषा चतुर्वेदी , उप - सचिव ( भू. अ. ) 


No. F . 8 ( 5 )/06 / Pt. file / L & B /LA / 12522 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 17 
of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector ( North 
East), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this notification u / s : 4 
No. F. 8 ( 5 )/06/ Pt.file/ L & B/ LA/13063 dated 5- 11- 2012 and u/ s 6 No . F. 8 ( 5 )/ 06 / Pt. file/ L & B/LA/I2521 dated 30 -10 
2013 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub -section (1 ) of section 9 of the said Act. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 


USHA CHATURVEDI, Dy. Secy . (LA ) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


